रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमापयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (6 ) 
PART II Section 3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 186 ] 
No. 186 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 22 , 2002/ वैशाख 2, 1924 
NEW DELHI, MONDAY , APRIL 22 , 2002 /VAISAKHA 2 , 1924 


- 


दिल्लीविकास प्राधिकरण 
( कार्मिक शाखा- I ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2002 
सा . का .नि . 296( अ ). - धारा 57 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतदद्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन 
से प्रबन्धक ( खेल), सहायक प्रबन्धक ( खेल ), खेल पर्यवेक्षक और खेल परिचर के पदों के भर्ती विनियम बनाता है । उक्त पदों के भर्ती विनियमों को 
निम्न रूप से पढ़ा जाए : 

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रबन्धक ( खेल ) के पद हेतु भर्ती विनियम 
1. पद का नाम 

: प्रबन्धक ( खेल ) 
2. पदों की संख्या 

: 13 ( कार्य - भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ) 
3 . वर्गीकरण 

: समूह ख " ( अराजपत्रित ) 
4. वेतनमान 

5500 - 9000/ - रुपए 
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ? 

: चयन 
6 . आयु सीमा 

: लागू नहीं 
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं 

: 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 

2. वांछनीय 

खेलों का समुचित ज्ञान और रुचि रखते हों और खेलों में भाग लिया 

हो / शामिल हुए हों 
8 . क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में : लागू नहीं 

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं योग्यताएं लागू 
होंगी । 


1331 G / 2002 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC 3 ( 1) ]] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


१. भर्ती की पद्धति : 

सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण : दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमित संवर्ग में कार्यरत उन कर्मचारियों में से 
द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों चयन द्वारा जिन्होंने 5500 - 9000 / - रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्षों की 
द्वारा भरी जामी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । अथवा 5000 - 8000 रुपए अथवा 4500 - 7000/ - रुपए के वेतनमाम में 5 वर्षों 

की सेवा की हो । 


10. यदि भी पदोन्नति / स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा : उक्त के समान 

की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/ स्थानान्तरण / . 

प्रतिनियुक्ति की जानी है । 
. 11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? : निम्नलिखित अधिकारियों वाली चयन समिति : 

1. आयुक्त ( कॉमिक ) : अध्यक्ष 
2. मुख्य लेखाधिकारी सदस्य 
3. निदेशक ( खेल ) : सदस्य 

4. निदेशक ( कार्मिक ) : सदस्य सचिव 
12. बचाव 

: लागू नहीं 
13. निरर्हता 

: कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने 

का अनुबंध किया हो , जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो । 
14, शिथिल करने की शक्ति 

अब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है , तो 
वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा 
व्यक्तियों और पदो के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश 

द्वारा शिथिल कर सकता है । 
दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक प्रबन्धक ( खेल ) के पद हेतु भर्ती विनियम 
1 . पद का नाम 

: सहायक प्रबन्धक ( खेल ) 
2. पदों की संख्या 

: 26 ( कार्य - भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ) 
3. वर्गीकरण 

: समूह " ग " ( अराजपत्रित ) 
4. वेतनमान 

4500 - 7000/ - रुपए 
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ? 

चयन 
6. आयु सीमा 

: लागू नहीं 
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं 

: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डी/ 10 + 2 तथा 

समकक्ष 
2. वांछनीय 

खेलों का समुचित ज्ञान और रुचि रखते हों और खेलों में भाग लिया 

हो / शामिल हुए हों 
8. क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में : लागू नहीं 

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं योग्यताएं लागू 

होंगी । 
9. भर्ती की पद्धति : 

सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थामान्तरण : दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमित कॉडर के कर्मचारियों में से 
द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों चयन द्वारा जिन्होंने 4500 - 7000/ - रुपए के वेसनमान में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा 
द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । की हो अथवा 4000 - 6000 / - रुपए के वेतनमान में 5 वर्ष सेवा की हो । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


10. यदि भर्ती पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा : उक्त के समान 

की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ 

प्रतिनियुक्ति की जानी है । 
11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? : निम्नलिखित अधिकारियों वाली चयम समिति : 

1. आयुक्त ( कार्मिक ) : अध्यक्ष 
2. मुख्य लेखाधिकारी सदस्य 
3. निदेशक ( खेल ) : सदस्य 

4. निदेशक ( कार्मिक ) : सदस्य सचिव 
12 . बचाव 

: लागू नहीं 
13. निरर्हता 

: कोई भी वह व्यक्ति , जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी 

कर ली है अथवा शादी करने का अनुबंध किया है । 
14. शिथिल करने की शक्ति 

: जब अध्यक्ष की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो , तो वे 

लिखित में कारणों को रिकार्ड करके , आदेश द्वारा किसी उपबंध अथवा श्रेणी 
अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान 

शिथिल कर सकते हैं । 
दिल्ली विकास प्राधिकरण में खेल पर्यवेक्षक के पद हेतु भर्ती विनियम 
1. पद का नाम 

: खेल पर्यवेक्षक 
2. पदों की संख्या 

: 52 ( कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ) 
3. वर्गीकरण 

: समूह " ग " 
4 . घेतनमान 

: 4000 - 6000 / रुपए 
क्या चयन पद है अथवा अचयन पद ? 

: चयन 
6. आयु सीमा 

: लागू नहीं 
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं 

: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्ड्री/10 + 2 या 

समकक्ष 
2. वांछनीय 

खेलों का समुचित ज्ञान हो रुचि रखते हों और खेलों में भाग लिया 

हो / शामिल हुए हों 
8. क्या पदोन्मत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में : लागू नहीं 

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं योग्यताएं लागू 

होंगी । 
9. भर्ती की पद्धति : 

सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण : दि . वि . प्रा. के नियमित संवर्ग यावर्कचार्ज संस्थापन के केवल उन कर्मचारियों में से 
द्वारा अथवा प्रतिनियक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों खयन द्वारा जिन्होंने 4000 - 6000/ - रुपए के वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की 

द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । सेवा की हो या 3050 - 4590 / - रुपए के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की हो । 
10. यदि भर्ती पदोन्नति/ स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : उक्त के समान 

की जाती है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/ स्थानान्तरण / 

प्रतिनियुक्ति की जानी है । 
11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? : निम्नलिखित अधिकारियों वाली चयन समिति : 

1. आयुक्त ( कार्मिक ) : अध्यक्ष 
2. मुख्य लेखाधिकारी : सदस्य 
3. निदेशक ( खेल ) : सदस्य 
4 . निदेशक ( कार्मिक ) : सदस्य सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


[ PART II ..- SEC. 3 ( ) ]] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12. बचाव 

: लागू नहीं 
13 . निरर्हता 

: कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का 

अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो । । । 
14. शिथिल करने की शक्ति 

अब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो 
वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा 
व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा 

शिथिल कर सकता है । 
दिल्ली विकास प्राधिकरण में खेल परिचर के पद हेतु भर्ती विनियम 
1. पद का नाम 

: खेल परिचर 
2. पदों की संख्या 

: 104 ( कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ) 
3. वर्गीकरण 

: समूह " " 
4. वेतनमान 

: 2650- 4000 / - रुपए 
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ? : अचयन 
6. आयु सीमा 

: कोई आयु सीमा लागू नहीं 
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं 

: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड /स्कूल से न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हों या 

समकक्ष । 
2. वांछनीय : 

खेल - परिसरों में न्यूनतम 2 - 3 वर्ष कार्य कर चुके / कार्य कर रहे व्यक्तियों 

को प्राथमिकता दी जाएगी । 
8. क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में : लागू नहीं 

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं योग्यताएं लागू 

होंगी । 
9. भर्ती की पद्धति : 

सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण : दि. वि, प्रा . के नियमित संवर्ग अथवा वर्कचार्ज संस्थापना में 2650 - 4000 रुपए 
द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों 2610 - 3540/ - रुपए एवं 2550 - 3200/ - रुपए के वेतनमान में कार्यरत 

द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । कर्मचारियों में से चयन / स्थानांतरण द्वारा । 
10. यदि भर्ती पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा : उक्त के समान 

की जानी है तो वह ग्रेड,जिससे पदोन्नति / स्थामान्तरण/ 

प्रतिनियुक्ति की जानी है । 
11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? : निम्नलिखित अधिकारियों वाली चयन समिति : 

1. आयुक्त ( कार्मिक ) : अध्यक्ष 
2. मुख्य लेखाधिकारी सदस्य 
3. निदेशक ( खेल ) :: सदस्य 

4. निदेशक ( कार्मिक ) : सदस्य सचिव 
12 . बचाव 

: लागू नहीं 
13. निरईसा 

कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का 

अनुबंधकिया हो , जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो । 
14. शिथिल करने की शक्ति 

: जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करमा आवश्यक अथवा समीचीन है , तो 
वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों 

और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकता है । 

[ फा . सं. 7 ( 84 )/ 95 / पी - बी - I/ पोल्यू. 2/167 ] 

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव 


अप 


[ 471 7453(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

(PERSONNEL BRANCH -I) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd April, 2002 
G .S . R . 296 (E ).- In exerciso of the powers conferred by Section -57 , the Delhi Development Authority hereby 
makes Recruitment Regulations with the prior approval of the Central Govt. to the post of Manager (Sports ), Asstt. 
Manager (Sports), Games Sapcrvisor and Games Attendant, Recruitment Regulations for the said posts may be read as 
under : 

Recruitment Regulations for the post of Manager (Sports ) in Delhi Development Authority 
1. Name ofPost 

: Manager (Sports ) 
2. No. of Posts 

; 13 ( Subject to variation dependent on work load ) 
3. Classification 

· Group - B (Non -Gazetted ) 
4. Scale of Pay 

: Rs. 5500 - 9000 
5. Whether selection or non -selection post 

: Selection 
6, Age Limit 

; N .A . 
7. Educational and other Qualifications, 

; (i) Graduate from recognised university , 
(ü ) Desirable : 

Should have reasonable knowledge and interest 
in sports and played /involved in the field of 

Sports. 
8. Whether age and qualifications prescribed for the direct ; N . A . 

recruits will apply in the case of promotecs and 

deputationists. 
9. Method of recruitmentwhether by direct recruitment : By selection from officials working in the regular cadres 

or by promotion or transfer or by deputation and of DDA only who have put in minimum 3 years service 
percentage of the vacancies to be filled by various in the pay scale of Rs. 5500 — 9000 or 5 years in the 
methods. 

pay scale of Rs. 5000 8000 or R $ 4500 — 7000 . 
10 . In case of recruitmentby promotion /transfer/depu - : Same as above 

tation grade from which promotion /transfer/ deputa 

tion is to be made. 
11. If a D . P. C . exists what is its composition , 

: Selection Committee comprising of the following : - !. 

(1) Commissioner (Personnel) : Chairman 
(ii) C .A .O . 

: Member 
(üi) Director (Sports ) ; Member 

(iv) Director (Personnel) : Member Secy . 
12 . Saving 

: NA 
13 . Disqualification 

: No person who has entered into or contracted a 

second marriage when his /her spouse is alive . 
14 . Power to relax 

When the Chairman is of the opinion that it is necessay 
to expedient so to do , he may by order, for reasons to 
be recorded in writing relax any of the provisions of 
these regulations in respect of any class or category 

persons or posts. 
Recruitment Regulations for the post of Asstt. Manager (Sports) in Delhi Development Authority 
1. Name of Post 

i Asstt. Manager (Sports) 
2: No. of Posts 

: 26 (Subject to variation dependent on work load ) 
3. Classification , 

: Group C (Non -Gazetted ) 
4. Scale of Pay 

: Rs. 4500 - 7000 


133161102 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTII — Sec . 3 (1) 


FALTOUT 


= 


- = 


5. Whether selection or non -selection post 

: Selection 
6. Age Limit 

: NA 
7. Educational and other Qualifications 

: (1) Higher Secondary/ 10 + 2 from a recognised Board / 
1 University or equivalent. 
www.(i), Desirable : 
! ! ! Should have reasonable knowledge and interest 

in sports and played / involved in the field of 

Sports . 
8 . Whether age and qualifications prescribed for the : N .A . 

direct recruits will apply in the case of promotees and 

deputationists 
9. Mathod of recruitment whether by direct recruitment By sclection from officials working in the regular cadre 

or by promotion or transfer or by deputation and of DDA only who have put in minimum 3 years service 
percentage of the vacancies to be filled by various in the pay scale of Rs. 4500 – 7000 or 5 years service 
methods. 

in the pay scale of Rs.4000 -6000 . 
10 . In case of recruitmentby promotion / transfer/ 

: Same as above 
deputation grade from which promotion / transfer/ 

deputation is to be made . 
11. IfaD P.C . existswhat is its composition . 

Selection Committee comprising of the following : - 

(1) Commissioner (Personnel) : Chairman 
(i ) C .A . O . 

: Member 
(iii) Director (Sports) . Meinber 

( iv ) Director (Personnel) Member Secy. 
12. Saving 

: NA 
13. Disqualification 

No person who has entered into or contracted a 

sccond marriage when his/her spouse is alive . 
14 . Power to relax 

When the Chairman is of the opinion that it is necessay 
to expedient so to do , hemay by order , for reasons to 
be recorded in writing relax any of the provisions of 
these regulations in respect of any class or category 

or persons or posts . 
Recruitment Regulations for the post ofGames Supervisor in Delui Development Authority 
1. Name of Post 

: Games Supervisor 
2. No. of Posts 

: 52 (Subject to variation dependent on .work load ) 
3 . Classification 

· Group C 
4. Scale of Pay 

: Rs. 4000 - 6000 
5 . Whether selection or non - selection post 

: Selection 
6 . Age Limit 

: NA 
. 7. Educational and other Qualifications 

(1) Higher Secondary 10 + 2 from a recognised Board 

University or equivalent. 
( 11) Desirable : 

Should have reasonable knowledge and interest 
in sports and playcd / involved in the field of 

Sports . 
8. Whether age and qualifications prescribed for the : NA 

direct recruits will apply in the case of promotees and 

deputationists. s 
9 Method of recruitment whcihcr by direct recruutment By selection from officials working in the regular cadres 

or by promotion or transfer or by deputation and or the work -charge establishment of DDA only who 
percebitage of the vacancies to be filled by various have put in minimum 3 years service in the pay scale 
methods. 

of Rs. 4000 - 6000 or 5 years in the pay scale of 
Rs, 3050 - 4590 . 


[ YT II - Vug 3 ( 1) ] 


भारत 


का 


राजपत्र 


: 


असाधारण 


. 


10 . In case of recruitment by promotion / transfer/ : Same as above 

deputation grade from which promotion / transfer/ 

deputation is to be inade. 
11. Ifa DPC . exists what is its composition . 

Selection Committee comprising of the following : - 

(i) Comunissioner (Personnel ) , Chairman 
( i ) CAO 

: Member 
(iii) Director (Sports ) · Member 

( IV ) Director (Personnel) : Member Secy. 
12. Saving 

NA 
13. Disqualification 

: No person who has entered into or contracted a 

second marriage when his /her spouse is alive . 
14 . Power to relax 

When the Chairman is of the opinion that it is necessary 
or expedient so to do , he may by order, for reasons to 
be recorded in writing relax any of the provisions of 
these regulations in respect of any class or category 

of persons or posts . 
Recruitment Regulations for the post of Games Attendant in Delhi Development Authority 
1. Name of Post 

• Games Attendant 
2. No. of Posts 

· 104 (Subject to variation dependenton work load ) 
3 Classification 

: Group - D 
4 Scale of Pay 

· Rs. 2650 4000 
5 Whether selection or non -selection post 

: Non Selection 
6 . Age Limit 

: Noage limit 
7 Educationaland other Qualifications 

(1) At least 8th pass from a recogniscd Board / School 

or cquivalent. 
(11) Preference will be given to those who have 

worked are working in sports complexes from the 

last 2 - 3 years . 
8 Whether age & qualifications prescribed for the direct : N .A . 

recruits will apply in the case of promotees and 

deputationists 
9. Method of recruitmentwhether by direct recruitment By selection / transfer from officials working in the 
or by promotion or transfer or by deputation and 

regularcadres or work -charge establishment in DDA 
percentage of the vacancies to be filled by various in the pay scale of Rs. 2650 - 4000 , Rs. 2610 — -3540 & 
methods . 

Rs.25503200 . 
10 . In case of recruitment by promotion /transfer/ 

Same as above 
deputation grade from which promotion /transfer/ 

deputation is to be made. 
11 IfaDPC . exists what is its composition , 

; Selection Committee comprising of the following : 

(1) Commissioner (Personnel ) : Chairman 
(ü ) C .A .O . 

· Member 
(ii) Director (Sports) : Member 

( iv ) Director ( Personnel) : Member Secy. 
12. Saving 

N .A . 
13 Disqualification 

: No person who has entered into or contracted a 

second marriage when his/her spouse is alive. 
14. Power to relax 

When the Chairman is of the opinion that it is nocessary 
or expedient so to do , hemay by order, for reasons to 
be recorded in writing relax any of the provisions of 
these regulations in respect of any class or category 
of persons or posts. 

(F.No. 7 (84 )/95/PB I/11,11/ 767 ] 
VM BANSAL , Commissioner- cum - Secy 


- 


- - 


nu 


Printed by the Manager , Govt of India Preas , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


